PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ., JULY 8, 1997 ( ASAR. 17, 1919 SAKA) 


421 


| " 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा माग शाखा 


चण्डीगढ़ वृत 


दिनांक 9 जून , 1997 


संख्या 847: - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे वगित भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक 
कार्य पर सार्वजनिक प्रयोजना व मत सेवा विभाग के निर्माण हेतु अपेक्षित है । एतद्वारा वणित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के 
लिये अपेक्षित है । जिला अम्बाला 

जिला अम्बाला में नारायणगढ़ साढौरा मार्ग पर मारकण्डा नदी पुल के गाईड बन्ध व स्पर बनवाने 
हेतु । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत सभी संबंन्धित व्यक्तियों 
को सूचना हेतु की जाती है । 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रकाशन की शक्तियों का प्रयोजन करते हुये हरियाणा के राज्यपाल . हर समय इस कार्य में सभी 
उचित कार्य के अपने सेवाकाल तथा कार्यकारी अभियन्ता, आश्रित सभी कार्य सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश , सर्वेक्षण 
करने तथा धारा द्वारा अपेक्षित या उपयुक्त सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इस भूमि के अर्जन के बार कोई प्रापत्ति हो , इस अधिसूचना के राजपत्र व दो दैमिक 
समाचार पत्रों में प्रकाशन से तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, अम्बाला के सामने 
लिखित प्रापत्ति , यदि कोई है तो प्रस्तुत कर सकता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा , नारायणगढ़ 
एवं जिला राजस्व अधिकारी , एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , पी ० 

डल्यू ० डी ० बी ० , एण्ड पार ० , अम्बाला छावनी , के कार्यालय में 
किया जा सकता है 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


हदबस्त न ० 


खसरा न ० 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


अम्बाला 


नारायणगढ़ 


गछोली 


135 


1.46 एकड़ 


35 


13/1, 13/2, 18, 1 

17/1 , 17/2, 16/1 , 16/2, 
23, 24, 25, 14, 15, 6 , 7. 5 , 4 


34 


1, 2, 3, 4 , 5, 6 , 7, 8, 9 , 10, 11 , 12, 13, 
14, 17 , 18, 19, 20, 21, 22, 23/1 ; 
23/2, 24/1 24/2, 25 


31 


1 , 2 , 8 , 9 , 10, 11 , 12, 13, 14, 15 , 
16 , 17, 18 , 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 


422 


HARYANA GOVT. GAZ . JULY 8 , 1997 (ASAR . 17, 1919 SAKA ) 


[ PARTI 


STTT 


तहसील 


गांव 


Era o 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


एकड़ों म 


अम्वाला 


नारायणगढ़ 


गछौली 


135 


1. 46 This 


30 


5 , 6 , 15. 4 , 7, 14 , 16 , 17 , 24 , 25 ; 


. 


हस्ताक्षर 

अधीक्षक अभियन्ता , 
Turite at, afterone to to f@ o ( Ha7 par 70 ) mat, 

FONTE 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BULIDINGS AND ROADS BRANCH 


CHANDIGARH CIRCLE 

The 9th June, 1997 
No. 847. - Whercas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be needed 
by the Govornment, at the public expenses, for a public purpose, for constructing of Guide Baud and Spure 
to H L , Bridge over Markanda rivcr crussing Naraingarh -i Sadhauta ruad in YNR District, it is horoby 
notified that the land described in the specifie £ tion bolow is required for the purpose . 


This notification is macio under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 , 
to all whom it may concern . 


In oxercise of the powers conferred by the afurcsaid stction , the Governor of Haryana is pleasod 
to authorises the officers for the time being engaged in the undertaking , with their servants and workmen to 
enter upon and survey any land in the locality and do all other acts roquired to permitted by that 
section . 


Any person interested who has any objection to tho acquisition of any land in the locality may , 
within thirty days of the publication of this notification , file an objection in writing before the Land 
Acquisition Collector, P. W.D., B & R Branch , Haryana , Ambala Cantt. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


H. B. 


Khasra No. 


Area 
in Acres 


No. 


Ambala 


N /Garh 


Ghadhauli 


135 


1.46 


35 


13/1, 13/2 , 18, 17/1, 17/2 , 16/1, 16/2 , 
23 , 24 , 25, 14 , 15 , 6 , 7, 3 , 4 

34 


1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 
17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23/1, 23/2 , 24/1 
24/2, 25 

31 


1 , 2 , 8, 9, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 
18, 19 , 20, 21, 22 , 23, 24 , 25 

30 


5 , 6, 15, 4 , 7, 14, 16, 17 , 24 , 


25 


(Sd .) . 


Supcrintonding Engineer, 
Chandigarh Circle, Haryana , P. W. D., B & R , 

Chandigarh , 


